निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 152 ) 


8 वैशाख 1933 ( श0 ) 
पटना, वृहस्पतिवार, 28 अप्रील 2011 


सं0 2यो / वि - 34 / 07( पार्ट ) / 07 ( खंड) - 316 / न०वि०एवं0आ0वि0 

नगर विकास एवं आवास विभाग 


संकल्प 

28 अप्रील 2011 
विषय: - शहीद वीर कुंवर सिंह आजादी पार्क ( हार्डिंग पार्क ) परियोजना को विकसित करने का कार्य बिहार शहरी 

आधारभूत संरचना विकास निगम ( BUIDCO ) के माध्यम से कराये जाने तथा पार्क के निर्माण के 
उपरांत इसके देख -रेख का कार्य विभागीय / सोसाइटी / ऑउट सोर्सिंग द्वारा कराने के संबंध में । 

हार्डिंग मेमोरियल फण्ड ट्रस्ट बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के संबंध में दायर रिट याचिका संo - CWC 
No . - 15445 / 2005 पर माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा समय - समय पर पारित आदेश के आलोक में 
राज्य सरकार का निर्णय हुआ है कि शहीद वीर कुंवर सिंह आजादी पार्क ( हार्डिंग पार्क ) में अवस्थित भूमि को पार्क 
के रूप में विकसित किया जाय । 

2. शहीद वीर कुंवर सिंह आजादी पार्क ( हार्डिंग पार्क ) की परियोजना को मूर्त रूप देने तथा इससे संबंधित 
परियोजना के कार्यान्वयन के संबंध में निम्नांकित निर्णय लिया जाता है: 

(i) शहीद वीर कुंवर सिंह आजादी पार्क ( हार्डिंग पार्क) परियोजना का पूरा कार्यान्वयन बिहार शहरी 
आधारभूत संरचना विकास निगम ( BUIDCO ) के द्वारा किया जायेगा । BUIDCO इसके लिये सभी आवश्यक 
कार्रवाई करेगा । 

( ii ) पार्क के निर्माण के उपरान्त इसका संचालन , प्रबंधन , रख - रखाव एवं देख - रेख का कार्य 
आवश्यकतानुसार निगम अथवा एक सोसायटी / विभाग के माध्यम से किया जा सकेगा, जो पारदर्शी तरीके से स्वयं , 
पीपीपी या वाह्य एजेंसी के माध्यम से ऐसा करा सकेगा । 


बिहार गजट ( असाधारण), 28 अप्रील 2011 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार गजट के असाधारण 
अंक में प्रकाशित किया जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

डी० के० शुक्ला, 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 152 - 571 + 200 -डी०टी०पी० । 

Website: http:// egazette. bih. nic .in 


